निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 485 ) 


15 ज्येष्ठ 1936 ( AO ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 5 जून 2014 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन , पटना 


अधिसूचनाएं 

4 जून 2014 
सं0 नि0वि0स्था0वि0 - 527 / 08 - 3138 — बिहार विशेष न्यायालय, विधेयक , 2009 की धारा - 24 में प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या - 681 दिनांक 10.02 . 2010 द्वारा 
अधिसूचित बिहार विशेष न्यायालय, नियमावली, 2010 में निम्नलिखित संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैं : 

संशोधन 
(1) बिहार विशेष न्यायालय नियमावली के नियम -7 एवं 14 में विहित प्रपत्र सं0 - I एवं प्रपत्र सं0 - III में 
उल्लिखित शब्द " सरकार के प्रधान सचिव , निगरानी विभाग " शब्द " प्रधान सचिव / सचिव निगरानी विभाग / गृह 
विभाग ” द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 

(2) बिहार विशेष न्यायालय नियमावली के नियम - 7 के उप -नियम ( v) में उल्लिखित शब्द " सरकार के 
निगरानी विभाग ” शब्द निगरानी विभाग / गृह विभाग द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 
बिहार विशेष न्यायालय नियमावली, 2010 के शेष सभी कंडिकाएँ यथावत रहेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

एस0 के0 नेगी, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


ernme 


PER JGTC ( 37HTERUT), 5 GG 2014 

The 4th June 2014 
No. NI/VI-STHA/VI-527 /08 -3139 — In exercise of the powers conferred under 
section 24 of the Bihar Special Court Act, 2010 , the Governor of Bihar is herby pleased to 
make the following amendments in the Bihar Special Courts Rules , 2010 notified by 
Departmental Notification No . 681 dated 10 .02. 2010 : 

AMENDMENTS 
(1) The words " Principal Secretary to Government , Vigilance Department" 
mentioned in form no . I and form no . III prescribed in the rule 7 and 14 of the Bihar Special 
Courts Rules , 2010 are substituted by the words " Principal Secretary/Secretary, Vigilance 
Department/Home Department." 

(2) The words " Vigilance Department" mentioned in sub -rule (v) of the Rule 7 of the 
Bihar Special Courts Rules 2010 are substituted by the words " Vigilance Department/Home 
Department." 
Rest of the provisions of the Bihar Special Courts Rule 2010 will remain unchanged . 

By order of the Governor of Bihar , 

S . K . NEGI, 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far JGIC ( 31HTERUT) 485 -571 + 1000 - STOão foi 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


